रजिस्ट्री सं. डी . एल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D. L .-33004/ 97 


मयमेव जयत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0637 ] 
No. 637 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 19, 1997 / कार्तिक 28 , 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19 , 1997 /KARTIKA 28 , 1919 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 नवम्बर , 1997 
का . आ . 784 ( अ ): ---श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी ( सेवा शर्ते ) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1955 ( 1955 का 45 ) 
धारा 13 - ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं. 759 ( अ ) दिनांक 
21 अक्टूबर, 1994 और का , आ . संख्या 682 ( अ ) दिनांक 26 सितम्बर, 1997 के साथ पठित अधिसूचना सं. का . आ . 642 ( अ ) दिनांक 2 सितम्बर, 1954 
में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

क्रम सं . 1 के सामने सारणी में की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
" श्री मनोज के . सोंथालिया 
एक्सप्रेस प्रकाशन ( मदुरै ) 
एक्सप्रेस एस्टेट्स, माउन्ट रोड , 
चेन्नई - 600002 
( भारतीय समाचार पत्र समिति के प्रतिनिधि ) " 


[ फाईल सं. वी - 24032/ 3/ 97 - डब्ल्यू बी ] 
डी . के . त्रेहन , श्रम एवं रोजगार सलाहकार 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, tho 19th November, 1997 
s. 0 . 784 ( E ) : ----In exercise of the powers conferred by section 13 - C of the working journalists and other Newspaper 
Employees ( Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 ( 45 of 1955 ), the Central Government heroby 
makes the following amendment, in partialmodification of Notification of the Government of India in the Ministry of Labour 


2952G / 97 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )] 


No. S. O. No . 642 ( E) dated 2nd September , 1994, read with Notification S. O . No. 759( E) dated 21st October, 1994 and S. O . No . 
682 ( E ) dated 26th September , 1997 namely : -- 

Against S. No. 1 in the Table, for the entries the following entries shall be substituted , namely :-- 
" Shri Manoj K . Sonthalia, 
Express Publications (Madurai) Ltd . 
. Express Estates , Mount Road , 

Chennai-600002. 
(Representing Indian Newspaper Society )" 


F. No . V - 24032/ 3 / 97 - WB] 
D .K . TREHAN , Labour and Employment Adviser 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 नवम्बर , 1997 
का , आ . 785 ( अ ) : - श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी ( सेवा शर्ते ) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 ( 1955 का 
45 ) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए. केन्द्रीय सरकार भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अि 
1995 के साथ पठित अधिसूचना का . आ . सं. 641 ( अ ) दिनांक 2 सितम्बर , 1994 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : 

क्रम सं . 1 के सामने सारणी में की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : 
" श्री बासुदेव रे, 
बी - 361 लेक गार्डन्स, 

कलकत्ता - 700045 
( भारतीय समाचार पत्र समिति के प्रतिनिधि ) " 

[ फाईल सं. वी -24032 /3/97 - डब्ल्यू बी ] 
डी . के . त्रेहन, श्रम एवं रोजगार सलाहकार 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th November, 1997 
S. O . 785 ( E ) : -In exercise of the powers conferred by section 9 of the working journalists and other Newspaper 
Employees (Conditions of Service ) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955 ), the Central Government hereby 
makes the following amendment, in partialmodification ofNotification of the Government of India in the Ministry of Labour 
No. S. O . No. 641( E ) dated 2nd September, 1994 , read with Notification S. O . No. 246 ( E) dated 27th March, 1995 namely: --- 

Against S . No . 1 in the Table , for the entries the following entries shall be substituted, namely: 
" Shri Basudev Ray, 
B -361 Lake Gardens, 
Calcutta- 700045 


( Representing Indian Newspaper Society) " 


[ F. No. V - 24032 /3/ 97 - WB] 
D . K . TREHAN , Labour and Employment Adviser 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublications, Delhi-110054 - 1997 


